रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3/DLIN)-04/00092003--05 


दिल्ली 


राजपत 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 6 ] 
No. 6 ] 


दिल्ली , फरवरी 10 --- फरवरी 16 , 2012 , बृहस्पतिवार / माघ 21 - माघ 27 , 1933 
DELHI, FEBRUARY 10_FEBRUARY 16 , 2012 , THURSDAY /MAGHA 21 --MAGHA 27, 1933 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 285 
IN.C.T.D. No. 285 


भाग-IV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Governmentof the National Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part- 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 15 फरवरी , 2012 
सं . फा . 4 / 2 / 2003 - गृह ( सामान्य )/660.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू.-11011/ 2/ 74 - यू. टी . एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री आलोक शर्मा, तदर्थ 
दानिक्स अधिकारी , उपखंड अधिकारी ( वसंत विहार ) को दिल्ली 
महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते 
हैं , या अगले आदेशों तक इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी 
मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशों तथा उनके नाम पर , 

जी . सुधाकर , संयुक्त सचिव ( गृह ) 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
Delhi, the 15th February, 2012 
No. F. 4 /2 /2003 -HOME (G )/660.-In exercise of the 
powers conferred by sub - section (1 ) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs , 
Notification No.U - 11011/ 2 / 74 -UTL dated the 
20th March , 1974, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri Alok 
Sharma, Ad-hoc Danics Officer, presently working as 
SDM ( Vasant Vihar ) to be the Executive Magistrate in 
the National Capital Territory of Delhi, till such time he 
holds the present post or till further orders , whichever 
is earlier. 


By Oider and in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, 

G SUDHAKAR, Jt. Secy . ( Home) 


513 DG/ 2012 


( 7i ) 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


